“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के पंजीयन क्रमांक 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण “छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 


गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


30-05-2001.” 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 602] रायपुर, रविवार, दिनांक 3 दिसम्बर 2023--- अग्रहायण 12, शक 1945 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 3 दिसम्बर 2023 
अधिसूचना 


क्रमांक एफ 3-5 / 2023 / 1 / एक. - छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल ने श्री YOM बघेल, मुख्यमंत्री तथा उनके 
मंत्रिमण्डल के सदस्यों का त्यागपत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 2023 को अपरान्ह से स्वीकृत किया तथा नये मुख्यमंत्री द्वारा 
शपथ ग्रहण किये जाने तक कार्यभार सम्हालने के लिये कहा गया। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अमिताभ जैन, मुख्य सचिव. 


Atal Nagar, the 3rd December 2023 
NOTIFICATION 


No. F 3-5/2023/1/one . — The Hon'ble Governor of Chhattisgarh was pleased to accept the resignation 
of the Chief Minister Shri Bhupesh Baghel and the members of Council of Ministers on the afternoon, the 3rd 
day of December, 2023 and has requested him to remain incharge till the next Chief Minister takes oath of his 


office. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
AMITABH JAIN, Chief Secretary. 


1203 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


